निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 1 वैशाख 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 21 अप्रील 2010 


( सं० पटना 281 ) 


वाणिज्य कर विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचनाएं 

19 अप्रील 2010 
एस0ओ0 74, दिनांक 21 अप्रील 2010 – भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल समय - समय पर यथा संशोधित बिहार 
वित्त सेवा नियमावली, 1953 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , जो बिहार वित्त सेवा के 47वीं बैच 
के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए चालू प्रशिक्षण सत्र से लागू होगा: 

संशोधन 
उक्त नियमावली के नियम - 34 , के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया 
जायेगा: 

34 - प्रशिक्षण प्रशिक्षण की अवधि साधारणतः अस्सी सप्ताह की होगी तथा प्रशिक्षण 
कार्यक्रम सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे । " 

( सं0 6 / नि0 / प्रति नि0 - 1 - 001 / 2009 - 1666 अनु.) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रबीन्द्र पवार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 

19 अप्रील 2010 
एस0ओ0 75, एस0ओ0 74, दिनांक 21 अप्रील 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के 
अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 6 / नि0 / प्रति नि0 - 1 - 001 / 2009 - 1666 अनु.) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रबीन्द्र पवार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


Pagr. JUTT (3HTERUT ), 21 BTUA 2010 


The 19th April 2010 
S . O . 74 , dated the 21st April 2010 — In exercise of powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution of India , the Governor of 
Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Finance 
Service Rules , 1953 as amended from time to time, which will be 
applicable from the current training session of the newly appointed 
Officers of 47th batch of Bihar Finance Service : 

Amendment 
In place of rule 34 of the said Rules the following rule shall be 
substituted : 

“ 34 - Training - The period of training shall ordinarily be of eighty 
weeks and a programme of training shall be approved by the 
Government.” 

(No. 6 / Ni/Prati Ni- 1 - 001/ 2009 — 1666 Anu .) 
By order of the Governor of Bihar , 

RABINDRA PANWAR , 
Commissioner of Commercial 
Taxes- cum - Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PETE JGIC ( 31HTERUT ) 281 -571 + 1000 -sodo tol 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


